निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 811 ) 


15 आश्विन 1936 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 7 अक्तूबर 2014 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

9 सितम्बर 2014 
सं0 22 / नि०सि०(सिवान) - 11 - 03 / 2014 / 1299 — मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग , सिवान से प्राप्त 
प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त सल्लेहपुर - टंडसपुर छरकी टूटान में बरती गई लापरवाही आदि आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया 
दोषी पाते हुए श्री राहुल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल , ठकराहा, शिo - गोपालगंज को 
निलंबित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राहुल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल , ठकराहा , 
शि० - गोपालगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलम्बन अवधि में श्री मिश्रा का मुख्यालय मुख्य अभिंयता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग , समस्तीपुर 
निर्धारित किया जाता है । 
3. निलम्बन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 811 -571 + 10 -डी०टी०पी० | 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


